निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 336 ) 


26 आषाढ़ 1934 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 17 जुलाई 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

16 जुलाई 2012 
सं0 नि प्रा०/नि० 1 - 02 / 2011 खंड/ 9149 — जिला पदाधिकारी - सह -जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स० स० ) , पूर्वी 
चम्पारण , मोतिहारी के पत्रांक - 144 दिनांक 14.07. 2012 के आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना 
संख्या - 9026 दिनांक 27. 06. 2012 , 9029 दिनांक 28.06. 2012 एवं 9044 दिनांक 29. 06.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए 
छौड़ादानो , रक्सौल , चकिया एवं पताही प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मतदान एवं मतगणना की तिथि निम्न प्रकार 
नियत की जाती है : 
मतदान , अगर आवश्यक हो 

| 25.07.2012 ( बुधवार ) 
( ii ) | मतगणना 

25.07. 2012 की संध्या/ 

26. 07. 2012 ( गुरूवार ) 
2. उक्त अधिसूचनाओं को इस हद तक संशोधित समझा जाय । अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे। 

आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 336 -571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


